निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 416 ) 


23 वैशाख 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 13 मई 2014 


सहकारिता विभाग 
- - - - - - - - - 

अधिसूचना 

27 जनवरी 2014 
सं0 1 / वि. स . से.(नि . प.) - 08 / 2003 – 400 — बिहार स्वाबलंबी सहकारी समिति अधिकरण ( गठन एवं प्रक्रिया ) 
नियमावली , 2002 के नियम - 3(2 ) के तहत श्री आशुतोष कुमार सिंह , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार 
शरीफ , नालन्दा को कार्यभार ग्रहण की तिथि से उक्त नियमावली के नियम 5 (1 ) के तहत दो वर्षों के लिए अधिकरण 
का सदस्य के रूप में नियुक्त करते हुए उक्त नियमावली के नियम - 3(2 ) के द्वितीय परन्तुक के तहत अधिकरण का 
अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शत्रुघ्न कुमार चौधरी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 416-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


